निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 388 ) 


18 श्रावण 1934 ( NO ) 
पटना , वृहस्पतिवार, 9 अगस्त 2012 


बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार 


अधिसूचना 

8 अगस्त 2012 
सं0 नि प्रा०/नि० 1 - 02 /2011 - खंड / 9306 — बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार की अधिसूचना संख्या - 8109 दिनांक 24. 
05.2012 द्वारा आदापुर प्रखंडस्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समिति लिमिटेड सहित कुछ अन्य मत्स्यजीवी सहयोग समितियों का 
निर्वाचन कार्यक्रम अधिसूचित किया गया था , जिसके अनुसार मतदान की तिथि दिनांक 29.06. 2012 निर्धारित की गयी थी । 
जिला पदाधिकारी - सह -जिला निर्वाचन पदाधिकारी ( स० स० ) , पूर्वी चम्पारण , मोतिहारी के पत्रांक - 80 दिनांक 16.06.2012 के 
आलोक में आदापुर प्रखंडस्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समिति का निर्वाचन कार्यक्रम प्राधिकार के पत्रांक 8943 दिनांक 18. 06. 
2012 द्वारा स्थगित किया गया एवं पुनः प्राधिकार की अधिसूचना संख्या -9199 दिनांक 25.07. 2012 द्वारा आदापुर प्रखंडस्तरीय 
मत्स्यजीवी सहयोग समिति का निर्वाचन कार्यक्रम अधिसूचित किया गया , जिसके अनुसार नामांकन तिथि 09. 08 .2012 एवं 
मतदान की तिथि 18. 08. 2012 निर्धारित की गयी । जिला पदाधिकारी - सह - जिला निर्वाचन पदाधिकारी ( स. स. ) , पूर्वी 
चम्पारण , मोतिहारी के प्रतिवेदन से यह तथ्य स्थापित होने के फलस्वरूप कि अंचलाधिकारी - सह - निर्वाचन पदाधिकारी , 
आदापुर द्वारा अनियमित ढंग से मतदाता सूची में नाम सम्मिलित किया गया है , प्राधिकार के आदेश ज्ञापांक 9305 , दिनांक 
8 अगस्त 2012 आवश्यक निदेश सभी संबंधितों को दिया जा चुका है। यह आवश्यक है कि समिति के सभी सदस्य एवं 
अन्य उक्त आदेश में वर्णित तथ्यों से अवगत हो जायें , इसे दृष्टिपथ में रखते हुए नामांकन की तिथि दिनांक 09. 08.2012 से 
13.08 .2012 को बढ़ायी जाती है। पुनरीक्षित कार्यक्रम निम्नवत् है : 
(i) नामांकन की तिथि 

13. 08.2012 ( सोमवार ) 

11 बजे अपराहन से 3 बजे पूर्वाह्न तक 
( ii) | संवीक्षा की तिथि 

16. 08.2012 ( गुरूवार ) 

11 बजे अपराह्न से लगातार 
(iii ) | अभ्यर्थिता वापसी की तिथि 18.08. 2012 ( शनिवार ) 

11 बजे अपराह्न से 1 बजे पूर्वाह्न तक 


बिहार गजट ( असाधारण), 9 अगस्त 2012 
(iv) प्रतीक आवंटन की तिथि 

18. 08. 2012 ( शनिवार ) 

2 बजे अपराहन से लगातार 
( v ) | मतदान, अगर आवश्यक हो 

24. 08. 2012 ( शुक्रवार ) 


(vi ) मतगणना 


24. 08. 2012 की संध्या / 
25.08.2012 ( शनिवार ) 


___ 2. निर्वाचन पदाधिकारी अपने स्तर से अविलंब संशोधित कार्यक्रम की सूचना संबंधित मत्स्यजीवी सहयोग समिति 
को उपलब्ध करा दें एवं उन्हें निदेश देंगे कि मत्स्यजीवी सहयोग समिति के सदस्यों की इसकी सूचना अविलंब पहुँचा दी 
जाय । मतदान का समय सुबह 7. 00 बजे से शाम 3. 00 बजे तक होगा। यह जिला निर्वाचन पदाधिकारी ( स० स० ) के विवेक 
पर छोड़ा जाता है कि मतगणना यथास्थिति दिनांक 24. 08. 2012 ( शुक्रवार) को मतदान समाप्ति की पश्चात् उसी दिन 
सुविधानुसार अपराह्न 4 -5 बजे से शुरू किया जाय या दूसरे दिन दिनांक 25.08 . 2012 ( शनिवार ) को सुबह 8: 00 बजे से 
शुरू की जाय। दिनांक 24 . 08. 2012 को मतगणना कराने पर मतदत्त मतपेटियों को सीधे मतगणना केन्द्र पर लाया जायेगा और 
कोई वज्रगृह बनाने की आवश्यकता नहीं होगी । किन्तु दूसरे दिन अर्थात् 25 .08.2012 को मतगणना कराये जाने की स्थिति में 
वज्रगृह की स्थापना की जायेगी तथा वज्रगृह में मतदत्त मतपेटियों को रखने , वज्रगृह को सील करने तथा दूसरे दिन वज्रगृह 
को खोलकर मतपेटियों को मतगणना केन्द्र पर ले जाने के समय की सूचना अनिवार्य रूप से सभी अभ्यर्थियों को लिखित 
रूप में निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा दी जायेगी । 
3. प्राधिकार की अधिसूचना संख्या 9199 , दिनांक 25. 07. 2012 को इस हद तक संशोधित समझा जाय । 

आदेश से , 
एन0 एस0 माधवन , 
मुख्य चुनाव पदाधिकारी । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 388- 571 + 50- डी0टी0पी0 । 

Website : http : // egazette .bih .nic . in 


